PART-I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 29 , 2002. ( MAGH. 9, 1923 SAKA) 


33 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा ) 


जीन्द वृत 


दिनांक 8 जनवरी 2002 

प 
क्रमांक 868. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सरकारी प्रयोजन बावतः कैथल ढांड 
सड़क का निर्माण करने के लिये अपेक्षित है, इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेलिखी निर्दिष्ट इलाकों में उपरोक्त प्रयोजन के 
लिए सम्भवतः अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए जारी की जाती है जिनसे यह सम्बन्धित 
है । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने कर्मचारियों व । 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते 
हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों 
के अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर लो0 नि 0 वि 0 भवन एवं सड़क शाखा हिसार के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


. 


परिक्षेत्र / गांद 


हदबस्त नं ० 


किला नं ० 


रैक्टेगल 
नं 0 


क्षेत्रफल एकड़ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कैथल 


• सोलु माजरा 


1.81 एकड़ 


29 


पुन्डरी 
( कैथल) 


15/2 , 16 ,17/1,18/2, 21/2, 22/2, 23 


, 


। 


-- 


30 


11/2, 12 


41 


1 


42 


5/2, 4/2, 8/2 
21/2 


43 


1 


46 


5 


47 


1 


खसरा नं 0 100, 101, 102 , 103, 104 , 105, 106. 107 , 108, 109, 1100 


( हस्ता.). .... 
अधीक्षक अभियन्ता, 


जीन्द 


वृत , 


लो 0 नि 0 वि ० ( भ ० एवं स ० शाखा), जीन्द । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

( Building and Road Branch) 


Jind Circle 


The 8th January, 2002 
No. 868. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is to be acquired by Govt. at public 
expenses, for a public purpose namely Constg . Kaithal -Dhand road it is hereby notified that the land in the locality 
described below is likely to be acquired for the above purpose . This Notification is made under the provision of 
Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , to all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section the Governor of Haryana is pleased to authorise the 
officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and do other acts required or permitted by that Section . 

Any person interested who has any objection of the Acquisition of land in the locality may within 30 days of the 


7 


...... " 


34 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 29 , 2002 (MAGH . 9, 1923 SAKA ) 


[ PART - I 


publication of this Notification file an objection in writing before the land Acquisition Collector, PWD B & R Branch , 
Hisar. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Locality 


Area in Acres 


Rect. No. 


Killa No. 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


Kaithal 


Pundri 
( Kaithal ) 


1 


Solu Majra 1.81 Acres 29 15/2, 16, 17/1 , 18/2 , 21/2, 22/2, 23. 

30 11 / 2,12 
41 
42 . 5/ 2,4/ 2 , 8/2 , 
43 21/2 
46 5 

47 
Khasra Nos . 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107, 108, 109, 110 . 


1 


. 


( Sd.)..., 
Superintending, Engineer, 

Jind Circle , P W D (B. & R. Branch ), Jind . 
लोक निर्माण विभाग 
( भवन एवं सड़क शाखा) 

अम्बाला वृत्त 

दिनांक 14 जनवरी, 2002 
संख्या नं 0 एस0 ई0/ लो नि 0 वि 0 भ 0 एवं स०/ अम्बाला/ 1026.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा 
सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थजिला अम्बाला में बेगना नदी पर कालपी ज्योली सड़क से गांव बधौली में ऊपर गामी पुल का निर्माण हेतू 
भूमि ली जानी अपेक्षित है अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इस से सम्बन्धित 
हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता हरियाणा लो 0 नि 0 वि 0 भ 0 तथा स० शाखा अम्बाला 
छावनी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्जन समाहर्ता हरियाणा लो ० नि 0 वि 0 भ0 तथा सड़क शाखा अम्बाला छावनी एवं कार्यकारी अभियन्ता 
प्रान्तीय मण्डल नं 0 1 अम्बाला हरियाणा लो 0 नि 0 वि 0 भल एवं शाखा अम्बाला छावनी कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल एकड़ों में 


रैक्टेंगल नं ० 


खसरा नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


अम्बाला 


बराडा 


टमनोली 


75 0-64 

10 19/2, 20/1, 21/2/2 
13 15/2 
14 1/2/2, 10/2, 11 

( हस्ता.) ... 

अधीक्षक अभियन्ता , 
अम्बाला परिमण्डल , लो० नि 0 वि 0, (भ० तथा स0 शाखा), 

अम्बाला छावनी ! 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
( Building & Roads Branch ) 

Ambala Circle 


. 


क 


The 14th January , 2002 
No. SE /PWD /B & RAmbala /1026.- Whereas, itappears to the Govefnor ofHaryana that Land is likely to be 
required to be taken by the Government at the Public expenses for a Public purpose, namely, for Construction of 


PART -I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 29, 2002 ( MAGH. 9, 1923 SAKA ) 


35 


H. L. Bridge Over Begna Nadi Crossing L / road from Kalpi Jeoli road to Badhauli. It is hereby declared that the land 
described in the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 
concem and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector Haryana PWD B & R Branch 
Aunbala Cantt. hereby directed to take order, for the acquisition of the said land . 

A Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector Haryana PWD , B & R Branch 
Ambala Cantt. , and the executive Engineer, Provincial Division No. -I, HHaryana PWD , B & R Branch , Ambala Cantt. 

Specification 
District Tehsil Locailty /Village HadbastNo. Area in Acres Rect. No. Khasra No. 


pron 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Ambala 


Barara 


Tamnoii 


75 


0-64Acre 


10 


. 


19/2 , 20 / 1,21/ 2 / 2 
3 15/2 


13 


: 


14 


1/2/2, 10/2, 11 


( Sd. ) ... , 
Superintending Engineer,. 
Ambala Circle , PWD , (B & R Br.) 

Ambala Cantt. 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा ) 


भिवानी वृत 


दिनांक 14 जनवरी, 2002 
क्रमांक 663. - क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील 
चरखी दादरी जिला भिवानी में नौरंगाबास से माई कलां सड़क तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतः यह अधिसूचित किया 
जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे 
सम्बन्धित हैं । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में , किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम 
करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन 
के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ती, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी के समक्ष दायर कर सकता 
है । 

विशिष्टियां 
जिला तहसील परिक्षेत्र / हदबस्त 

क्षेत्रफल मुस्तील किला नं 0 
गांव नं ० 

नं ० 
भिवानी 

नौरंगाबास 
राजपूतान 

4, 5, 7, 14 , 17 , 355 से 369/21 
भिवानी च ० दादरी नौरंगाबास 185 

9_4 /1, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 13, 14, 


H 


एकड़ में 


च ० दादरी 


11 


0.78 


19 


25 


20 


21 


28 


1.96 


जाटान 


18 , 22 , 


23 


20 


2 , 9 , 10 , 1 , 20, 12 , 3 


19 


15 


28 


13 , 18/1, 23/3 


( हस्ता.) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
लो 0 नि 0 वि 0 (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी । 


36 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 29 , 2002 (MAGH . 9 , 1923 SAKA ) 


( PART -1 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

( Building & Roads Branch ) 


Bhiwani Circle 


The 14th January, 2002 
No. 663.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by 
the Government at public expense for public purpose constructing a road from Naurangabas- to Maikalan , District 
Bhiwani. It is hereby notified that land described in the specification below is likely to be acquired for above purpose . 

This notification ismade under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 


concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section the Governor of Haryana is pleased to authorise the 
officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and do all other acts required or permitted by that Section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may within thirty days of 
this notification , file an objection in writing hefore the Land Acquisition Collector, Public Works Department, Building 
and Roads Branch , Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality ! 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Rect . 
No. 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


11 


0.78 


Naurangabas 
Rajputan 


19 
20 


25 
21 


28 


.... 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


185 


1.96 


9 


Naurangabas 
Jatan 


4,5,7 , 14, 17 
355 to 369/21 
4 /1,4/ 2, 7/1 , 7/ 2,8, 13, 14, 18 , 
22, 23 
2,9, 10, 11 , 20, 12,3 
16 
13, 18/1 , 23/3 


20 


19 


28 


( Sd.) ... , 
Superintending Engineer, 
P.W.D. ( B & R Branch ), Bhiwani . 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 15 जनवरी, 2002 


क्रमांक 344 / 2- L.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेविशिष्ट में वर्णित भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्थात् दगड़ोली सब माईनर बुरजी नम्बर 0 से 5500 ऑफ टेकिंग दगड़ोली डिस्ट्रीब्यूटरी की बुरजी नम्बर 23100 लैफ्ट 
के निर्माण के लिए गांव दगडोली , रूदरौल, बेरला और रामबास तहसील दादरी , जिला भिवानी के लिए अपेक्षित है । इसलिए इसके द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है, 
जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल सिंचाई विभाग के इस समय इस कार्य में लगे ऐसे 
अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य 
करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । यदि किसी को उक्त अधिग्रहण पर कोई ऐतराज हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन की 
अवधि के अन्दर भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सिंचाई विभाग, भिवानी के पास लिखित रूप में अपना ऐतराज प्रस्तुत करें । 


- 


PART-! ] 


HARYANA.GOVT. GAZ., JAN. 29, 2002 (MAGH. 9, 1923 SAKA) 


37 


भूमि के नम्बरों का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सिंचाई विभाग , भिवानी व कार्यकारी अभियन्ता, लोहारू जल सेवायें मण्डल, भिवानी 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


. 


क्रमांक जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


खसरा नं ० . 


क्षेत्रफल 
एकंडों में 


रैक्टैंगल 
नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


। 


भूमि की 5500 फुट लम्बी एक पट्टी व 
विभिन्न चौड़ाईयों तथा निम्नलिखित खसरा 
नम्बरों में से गुजरती हैं जो कि सामान्यतः 
दक्षिण से उत्तर दिशा में व मौके पर 
निशानदेही तथा संलग्न इन्टक से प्लान में 
दिखाई गई है । 
8, 13/1, 13/2, 18, 23. 


1 . 


भिवानी 


-दादरी . 


रूदरौल 


64 


2.61 


12 


- 


41 


3, 8 , 13 , 18 , 23 


42 


3, 8 , 13 , 18 , 23 


.. 


71 


72 


3 , 8 , 13 , 18 , 23 
3/1, 3/2 , 8/1, 8/2, 13, 18, 23 
3, 8/1, 8/2, 8/3, 13 , 18/1, 18/2, रास्ता 
नम्बर 126/2, 125, 126 


100 


2 . 


भिवानी 


दादरी 


दगडोली. 


63 


3.4 


4 


19, 22 


25 


2/1, 2/2 , 2/3, 3/1, 3/2 , 8, 9, 13, 18 , 
23/1, 23/2 
3, 8, 13/1 
13/2, 18, 23 


21 


26 


47 


3 , 8 , 13 , 18 , 23 


48 


2,9, 12 , 19 , 22 


, 


69 


2, 3, 8, 9, 12/1, 13 , 18/1, रास्ता नं 0 130, 


345 


3. 


भिवानी 


दादरी 


बेरला 


19 


0.38 


557/1, 557/2, 557/3 


4 . 


भिवानी 


दादरी 


रामबास 


62 


0.03 


144 


कुल रकबा 


6.16 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा 


i 


(हस्ता.).. 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवायें परिमण्डल , भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 15th January , 2002 . 
No. 344 /2 -L .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the 
Government at the public expense for public purpose; namely for construction of Dagroli Sub Minor from RD 0 to RD 
5500 - taking off at RD 23100 -Left Dagroli distributary in village Dagroli , Rudrol, Berla & Rambass in Tehsil 


38 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 29, 2002 (MAGH . 9, 1923 SAKA ) 


( PART - I 


Dadri, District Bhiwani. 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , for information of 
all to whom itmay concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section , the Governor of Haryana hereby authorised the 
Officers of the Irrigation Department with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to 
enter upon and survey the land in the locality and all other acts required or permitted by that Section . 

Any person interested and who has any objection of the acquisition of the land in the locality within a period of 
thirty days of the publication of this notification may file an objection in writing before the Land Acquisition Officer, 
Irrigation Department, Bhiwani. 

Plansof the landmay be inspected in the office of the Land Acquisition Officer , Irrigation Department, Bhiwani 
and Executive Engineer, Loharu Water Services Division, Bhiwani. 


. 


Specifications 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Sr. District 
No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Rectangle 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1. Bhiwani 


Dadgi 


Rudrol 


64 


2.61 


A strip of land measuring 5500 feet in 
length varying in width passing through 
Khasra Numbers/Rectangle Number as 
below and generally lying in the direction 

from South to North . 
12 8, 13/1 , 13/2 , 18 , 23 
41 3 , 8 , 13 , 18 , 23 
42 3 , 8 , 13 , 18 , 23 
71 3, 8, 13 , 18 , 23 
72 3/1, 3/2 , 8/1, 8/2 , 13 , 18 , 23 
100 3 , 8/1, 8/2 , 8/3 , 13 , 18/1, 18/2 , and 

Rasta Numbers :-126/2 , 125, 126 


2. Bhiwani 


Dadri 


Dagroli 


63 


3.14 


4 . 19 , 22 
25 2/1, 2/2 , 2/3 , 3/1 , 3/2 , 8, 9, 13 , 18 , 23/1, 

23/2 
26 3,8, 13/1 , 13/2 , 18 , 23 
47 3, 8 , 13, 18 , 23 
48 2,9, 12 , 19 , 22 
69 2 , 3 , 8 , 9 , 12/1, 13, 18/1 and 

Rasta Numbers :- 130, 345 


3. Bhiwani 


Dadri 


Beria 


19 


0.38 


557/1 , 557/2 , 557/3 
144 


4. Bhiwani 


Dadri 


Rainbass 62 


0.03 


Total Area 6.16 


By the Order of the Governor of Haryana . 

( Sd .) ... , 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


